Antim 


IL . . . 


A 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 कार्तिक , 1940 ( श०) 


संख्या - 996 राँची, गुरुवार , 


25 अक्टूबर , 2018 ( ई० ) 


पर्यटन , कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग 


संकल्प 
24 अक्टूबर , 2018 


विषयः 


झारखण्ड स्थापना दिवस 2018 में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन हेतु प्रख्यात गायक 
एवं संगीतकार श्री कैलाश खेर की संस्था “ कैलासा एंटरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई " 
को नामित करने के संबंध में । 


संचिका संख्याः 1/विविध -07/ 13/ 18/ क 602-- झारखण्ड राज्य की धरती मनोरम 
प्राकृतिक दर्शनीय स्थलों, विविध कला-संस्कृतियों , मनोरम गीत-संगीतों, मनोहारी नृत्यों 
की अतुल्य सम्पदा से सम्पन्न है । यद्यपि इनके संवर्द्धन हेतु राज्य सरकार द्वारा कई 
कदम उठाये गये है , तथापि इसके सम्यक् संवर्द्धन हेतु सार्थक प्रयास की आवश्यकता 
निरन्तर बरकरार है ताकि इसे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निखरित एवं 
प्रतिस्थापित किया जा सके । 


राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड पर्यटन एवं कला संस्कृति संवर्द्धन के निमित आगामी 
झारखण्ड स्थापना दिवस - 2018 के अवसर पर नामचीन गायक / संगीतकार श्री कैलाश खेर को आमंत्रित 
किये जाने का निर्णय लिया गया है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 25 अक्टूबर , 2018 

श्री कैलाश खेर लोक गायन शैली के अंतर्राष्ट्रीय संगीतकार है जिनकी युवा पीढ़ी एक 
आम जनमानस में बहुत गहरी पैठ है एवं उनके गायन में अध्यात्मिक , सांस्कृतिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों 
की खुशबू महसूस की जाती है । श्री कैलाश खेर के पर्यटन से जुड़ने से झारखण्ड में पर्यटन का 
संवर्द्धन होगा एवं झारखण्ड राज्य की छवि में सकारात्मक परिवर्तन होंगे । 


श्री कैलाश खेर के टीम द्वारा ई- मेल के माध्यम से इस आशय का संसूचन किया गया 
है कि झारखण्ड से सन्निकटता को दृष्टिपथ में रखते हुए उनके द्वारा रियायती शुल्क पर कार्यक्रम 
सम्पादित किया जायेगा एवं झारखण्ड स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के निमित 35- 00 लाख 
रूपये ( कर अतिरिक्त) का भुगतान किया जायेगा । 

___ चूंकि यह कार्य व्यक्ति विशेष से कराना है एवं खुली निविदा के माध्यम से नहीं हो 
सकता है, अतः झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हए नियम 245 के 
आलोक में झारखण्ड स्थापना दिवस 2018 में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन हेतु प्रख्यात गायक एवं 
संगीतकार श्री कैलाश खेर की संस्था “ कैलासा एंटरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई ” को मनोनित किया 
जाता है । 


प्रख्यात गायक/ संगीतकार श्री कैलाश खेर के झारखण्ड स्थापना दिवस 2018 में 
सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन हेतु व्यय का विकलन योजना बजट मुख्य शीर्ष-2205- कला 
एवं संस्कृति- लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-39-सांस्कृतिक कार्यक्रम का 
आयोजन - विस्तृत शीर्ष -03-प्रशासनिक व्यय -प्राथमिक इकाई- 20 -मेला एवं प्रदर्शन मद अंतर्गत उपबंधित 
राशि से किया जायेगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


इकबाल आलम अंसारी , 
सरकार के अपर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 996 -- 50 


